रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India , 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


w 


NAL 


भाग ।। - खण्ड 3 - उप - खंड (ii ) 
PART II Section 3 - Sub- section ( i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 16, 2001 / कार्तिक 25 , 1923 
NEW DELHI, FRIDAY , NOVEMBER 16 , 2001/KARTIKA 25 , 1923 


- - - 


सं . 840 ] 
No. 8401 


_ _ _ 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2001 

सं . 38 ( आर. ई .- 2001 ) / 1997 - 2002 
का. आ . 1137 ( अ). ~ निर्यात और आयात नीति , 1997 - 2002 (31.3 .2001 तक के 
संशोधन शामिल) के पैराग्राफ 1. 3 और 4. 11 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास 
तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा समय- समय पर यथासंशोधित, 
निर्यात और आयात मदो के आई टी सी (एच एस ) वर्गीकरण, 1997 - 2002 ( 31 
अगस्त , 1998 तक के सशोधन शामिल) में निम्नलिखित संशोधन करती है । मौजूदा 
प्रविष्टि और संशोधित प्रविष्टि इस प्रकार से हैं : 
1 . अनुसूची - 2 की तालिका खः 

( क ) मौजूदा प्रविष्टि 
| कोड मद विवरण नीति 

प्रतिबंध की प्रकृति 


5202 साफ्ट कॉटन मुक्त 

वेस्ट/ हार्ड 
कॉटन वेस्ट 


| पंजीकरण , आवंटन, गुणवत्ता और निर्यात की मात्रा 

सबंधी वस्त्र आयुक्त, मुम्बई का प्रमाणपत्र । तथापि , 
ई. ओ यू / ई. पी . जैड यूनिटों को ऐसे किसी पंजीकरण 
की आवश्यकता नहीं हागी तथा इन यूनिटों को प्रत्येक 
तिमाही में निर्यात किए गए कॉटन वेस्ट की मात्रा के 
बारे मे वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को सूचित करना 
होगा । 


3540 GI/2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii)] 


मान्ना मक्त | हटा दिया गया है । 


( ख ) संशोधित प्रविष्टि 
5202 | साफ्ट कॉटन | मुक्त हटा दिया गया है । 

वेस्ट/ हार्ड 
कॉटन वेस्ट 


( ग ) संशोधन का प्रभाव 

कोड संख्या 5202 की प्रविष्टि के मद्दे कॉलम 4 पर उल्लिखित प्रतिबंध को हटा 
दिया गया है । 


2 . अनुसूची- 2 का परिशिष्ट 1 


( क ) मौजूदा प्रविष्टि 


क्रमांक 


। मदें 

| निम्न शर्तों की पूर्ति / दस्तावेजों की प्रस्तुति पर निर्यात 

की अनुमति है 
| साफ्ट कॉटन वेस्ट / पंजीकरण , अविटन, गुणवत्ता और निर्यात की मात्रा 
| हार्ड कॉटन वेस्ट संबंधी वस्त्र आयुक्त, मुम्बई का प्रमाणपत्र । 


24 


( ख ) संशोधित प्रविष्टि 


24T हटा दिया गया है । 


हटा दिया गया है । 


24 


- 


- 


( ग ) संशोधन का प्रभाव 
क्रमांक 24 की उपर्युक्त प्रविष्टि हटाई जाती है । 


3 . 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


[ फा. सं. 01 / 91 /110 / 270/ ए एम -00 / पीसी - 3 ] 
एन . एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th November , 2001 

No. 38 ( RE- 2001 / 1997 -- 2002 
S. O. 1137 (E): - In exercise of powers conferred by section 5 of the Foreign Trade 
(Development and Regulation ) Act, 1992 (No.22 of 1992 ) read with paragraph 1.3 and 
4. 11 of the Export and Import Policy ,1997 - 2002 (incorporating amendments made upto 
31.3.2001), the Central Government hereby makes following amendments in the 
“ ITC (HS) Classifications of Export and Import Items 1997-2002 ( incorporating 


[ 411 ]I — 


" 3 ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


amendments made up to 31 " August, 1998 )” and as amended from time to time; the 
existing entry and the amended entry are shown as follows: 


1. Table B of Schedule 2 : 


(a) Existing Entry 


Code 


Item Description 


Policy 


Nature of Restriction 


| 


( 1 ) 


( 4 ) 


5202 


(2 ) _ _ (3 ) 
Soft Cotton Free 
waste /Hard 
Cotton waste 


Certificate from Textile Commissioner , Mumbai 
on the registration , allocation , quality and 
quantity of export . However , EQU /EPZ units 
will not require any such registration and these 
units shall inform the office of Textile 
Commissioner of the quantity of cotton waste 
exported each quarter. 


(b ) Amended Entry 


5202 


Deleted 


Soft Cotton Free 
waste/Hard 
Cotton waste 


(c ) Effect of Amendment 


The restriction shown at column 4 in respect of item at Code No .5202 has been 
deleted . 


2. Appendix 1 to Schedule 2 


(a ) 


Existing Entry 


S.No . 


Items 


Soft Cotton 
Cotton waste 


Exports allowed on the fulfillment of 
following conditions/production of 

documents 
Waste /Hard Certificate from Textile Commissioner , 

Mumbai on the registration , allocation , 
quality and quantity of export . 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II Sec . 3 (1 )] 


(b ) 


Amended Entry 


| Deleted 


Deleted 


(c ) Effect of Amendment 


The entry at S. No.24 in above Appendix has been deleted altogether. 


3 . 


This issues in public interest . 


JF .No. 01/91/110 /270/ AM - 00 /PC - JII ) 
N . L . LAKHANPAL , Director General of Foreign Trade and Ex- officio Addl. Secy . 


Printed by the Manager , Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 


